. 


158 

HARYANA GOVT GAZ., JAN . 23, 1979 (MAGHA 3 , 1900 SAKA) [ PART 1 
कमांक 1965- न (I )-78/1211.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके नाम के सामने 
दी गई फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : -- 
क्रमांक जिला जागीर पाने वाले का नाम 

गांव व पता तहसील फ़सल / वर्ष जब से जागीर वार्षिक राशि 

दी गई 


1 


150 


2 


" 


150 


रुपये 
महेन्द्रगढ़ श्री शिम्भू दयाल , पुत्र सुजापुर 

नारनौल खरीफ़ , 1974 से 
श्री खुबा राम 
श्री मुसदी लाल , पुन कांवी ( माम 

रबी , 1973 से 
श्री हरि सिंह 

राज की 

ढाणी ) 
क्रमांक 1984 -ज ( I )-78/1216 . पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री नौबत राम , पुत्र श्री श्योकरण , गांव नांगल काठा , तहसील नारनौल , जिला महेन्द्रगढ़ , 
को खरीफ़ , 1976 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

सी ० एस ० राणा , 
उप सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 
दिनांक 17 जनवरी, 1979 
क्रमांक 1915 -ज (I )-78/ 1999.- पूर्वी पंजाव युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अनुसार सौंपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके नाम के 
सामने दी गई फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : -- 
क्रमांक जिला जागीर पाने वाले का नाम 

गांव व पता तहसील फ़सल / वर्ष जब से जागीर वार्षिक राशि 

दी गई 


रुपए 


1 


अम्बाला 


ऊगाला 


अम्बाला 


रबी , 1977 से 


150 


2 


अधोई 


रवी , 1973 से 


150 


" 


श्री धारा सिंह, पुन 
श्री फकीर सिंह 
श्रीमती रुकमनी देवी , विधवा 

श्री किशोरी लाल 
श्री खेम सिंह , पुत्र 
श्री नानक सिंह 


3 


हवेली 


नारायणगढ़ 


रबी , 1974 से 


150 


" 


दिनांक 18 जनवरी , 1979 
क्रमांक 2018-ज( II )-73/3045.--पूर्वो पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उस में प्राज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए ) (i ) तथा 3( 1 )( ए ) के . अनुसार सौंपे गए 
अधिकारों का योग करते हुए हरियाणा के राज्यालि श्रीमती गंगा देवी, विधवा श्री गनपत , गांव नखरौला , तहसील व जिला 
गुड़गांव , को रवी, 1975 से 150 रुपये वार्षिक कोमत वालो युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान 
करते हैं । 

गुरवचन शर्मा, 
विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


